सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

29 श्रावण 1936 ( श०) 
संख्या 384 राँची ,बुधवार 

20 अगस्त , 2014 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


संकल्प 
19 अगस्त , 2014 


1. 


जिला पदाधिकारी , अररिया, बिहार का पत्रांक - 631 / स्था0, दिनांक 28 अप्रैल, 2010 एवं 
पत्रांक - 566 / स्थाo, दिनांक 24 मई, 2013 


2. 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक -5630, दिनांक 
20 सितम्बर , 2010 


3. 


प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, देवरी, गिरिडीह का पत्रांक - 780 , दिनांक 1 अक्टूबर, 2010 


___ संख्या -5 / आरोप -1- 46 /2014 का .- 8237-- श्री अनिल कुमार तिर्की, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक 
746/ 03 , गृह जिला- पलामू), के विरूद्ध इनके प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिकटी, अररिया, बिहार के पद पर 
पदस्थापन अवधि से संबंधित जिला पदाधिकारी, अररिया, बिहार के पत्रांक - 631/ स्था0 , दिनांक 
28 अप्रैल , 2010 के द्वारा आरोप प्रपत्र- क प्राप्त है, जिसमें श्री तिर्की पर दिनांक 27 अप्रैल , 2002 को 
माननीय मंत्री महोदय श्री सैयद शहनवाज हुसैन के प्रखण्ड भ्रमण के दौरान शिष्टाचार की अवहेलना 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 20 अगस्त , 2014 
करने तथा माननीय मंत्री के द्वारा सांसद योजनाओं की समीक्षा हेतु बुलाये जाने पर भी नहीं मिलने का 
आरोप लगाया गया है । 


2. विभागीय पत्रांक -5630, दिनांक 20 सितम्बर , 2010 एवं अनुवर्ती स्मार पत्रों द्वारा श्री 
तिर्की से उक्त आरोपों पर स्पष्टीकरण की माँग की गयी । 


3. श्री तिर्की के पत्रांक - 780 , दिनांक 1 अक्टूबर, 2010 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित 
किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि माननीय मंत्री के प्रखण्ड भ्रमण के दौरान इन्हें प्रखण्ड में ही 
बने रहने का निदेश दिया गया था तथा उनके द्वारा खोजे जाने की सूचना इन्हें नहीं दी गयी । 


4. जिलाधिकारी, अररिया के पत्रांक - 566 / स्थाo , दिनांक 24 मई , 2013 द्वारा श्री तिर्की के 
स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें माननीय मंत्री महोदय द्वारा संवाद भेजने के 
बाद श्री तिर्की का उनसे भेंट नहीं करना और न ही उनसे विकास के संबंध में विमर्श करना इनके द्वारा 
जानबूझ कर की गयी कार्रवाई प्रतीत होने का उल्लेख है । 


श्री तिर्की के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जिलाधिकारी, अररिया 
के मंतव्य की समीक्षा की गई । समीक्षोपरान्त, जिलाधिकारी, अररिया के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री 
तिर्की को चेतावनी की सजा दी जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


प्रमोद कुमार तिवारी, 


सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 384 - 50 | 


